her.. 


M 


Aषा 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र , 1940 ( श० ) 


संख्या- 901 राँची, बुधवार 


19 सितम्बर, 2018 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
28 अगस्त , 2018 


संख्या - 3/ पद०-01( ग )- 06 / 2015 का .- 6529 -- श्री अशोक कु० खेतान , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
660 /03 , गृह जिला- मुंगेर), संयुक्त सचिव , मुख्यमंत्री सचिवालय , झारखण्ड , राँची को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01( ग)- 06/ 2015 का .- 6530-- श्री चन्द्र किशोर मंडल , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
483/03, गृह जिला - पूर्णिया ), उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, 
खूटी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक 
सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के रिक्त पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 19 सितम्बर , 2018 


संख्या - 3/पद०- 01 (ग)- 06/ 2015 का.- 6531 -- श्री मनोहर मराण्डी, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
705 / 03 , गृह जिला- पाकुड़ ), उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, 
सिमडेगा ( अतिरिक्त प्रभार परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण , सिमडेगा) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , मुख्यमंत्री सचिवालय , झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01( ग)- 06 / 2015 का .-6532 -- श्री राखाल चन्द्र बेसरा , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
875/ 03 , गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम), मुख्य प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड भवन , नई दिल्ली को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के रिक्त पद 
को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित 
किया जाता है । 

__ ||. श्री बेसरा अपने कार्यों के साथ उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं 
ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)- 06 / 2015 का .-6533-- श्री संदीप दूबे, झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह जिला 
गोड्डा), अनुमण्डल पदाधिकारी , सरायकेला को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य प्रशासी 
पदाधिकारी, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे । 
सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/ पदस्थापित पदाधिकारी के प्रभारान्तरण की 
कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 901 -- 50 


